निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 39 ) पटना , शुक्रवार , 28 जनवरी 2022 


7 


वित्त विभाग 


शुद्धि - पत्र 
27 जनवरी 2022 


, 


विषय :- वित्त विभागीय संकल्प संख्या 9631 , दिनांक 02.12.2019 की कंडिका -2 ( viii ) में दिये गये तालिका के 

क्रम संख्या -6 पर अंकित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के 
प्राचार्य के विशेष भत्ता के संबंध में | 

सं ० 3 ए - वे ० पु०-12 / 2019-592 / वि ० — वित्त विभागीय संख्या 9631 , दिनांक 02.12.2019 की 
कंडिका -2 ( viii ) में दिये गये तालिका के क्रम संख्या -6 पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण 
महाविद्यालय के प्राचार्य का विशेष भत्ता के स्थान पर विशेष वेतन अंकित हो गया है । यह एक टंकण त्रुटि है । 

अतः वित्त विभागीय संकल्प संख्या -9631 , दिनांक -02.12.2019 की कंडिका -2 ( viii ) में दिये गये 
तालिका के क्रम संख्या -6 पर अंकित प्राचार्य के लिए विशेष वेतन के स्थान पर विशेष भत्ता पढ़ा जाए । 

आदेश से . 
लोकेश कुमार सिंह , 
सचिव ( संसाधन ) । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


